रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3004 ] 
No. 3004] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 21 , 2016 / अग्रहायण 30 , 1938 
NEW DELHI , WEDNESDAY , DECEMBER 21 , 2016/ AGRAHAYANA 30, 1938 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 दिसंबर , 2016 
का . आ . 4110( अ). - केंद्रीय सरकार , आय- कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285खक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय - कर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( पैंतीसवाँ संशोधन ) नियम , 2016 है । 

( 2) ये 7 अगस्त , 2015 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
2 . आय - कर नियम , 1962 के ,नियम 114च के , खंड ( 1 ) के स्पष्टीकरण में , - 

खंड ( छ ) के, उपखंड ( घ ) में , “ उपखंड (ii ) में ” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर , "उपखंड ( ख ) में " शब्द , कोष्ठक और 
अक्षर रखे जाएंगे; 
खंड ( ज ) में , - 
( 1 ) उपखंड (i) में , मद (ड .) के, स्पष्टीकरण में “ मद ( क ) या ( ख ) या एक या अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियों से , जो 

खंड ( 1) के स्पष्टीकरण के खंड ( ड.), खंड ( च ) या खंड ( छ ) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं " शब्दों, कोष्ठकों , अक्षरों और 
अंक के स्थान पर, “ उपखंड (i) या उपखंड (ii ) या एक या अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियां जो खंड ( 5) के 
स्पष्टीकरण के खंड ( ड .), खंड ( च ) या खंड ( छ ) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं " शब्द , कोष्ठक , अक्षर और अंक रखे 

जाएंगे; 
( 2) उपखंड (ii ) में , मद ( घ) के, स्पष्टीकरण में , “ मद ( क ) या ( ख ) या एक या अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियों से , जो 

खंड ( 1) के स्पष्टीकरण के खंड (ड.), खंड ( च ) या खंड ( छ ) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं " शब्दों , कोष्ठकों , अक्षरों और 
अंक के स्थान पर “ उपखंड (i) या उपखंड (ii ) या एक या अधिक सेवानिवृत्ति या पेंशन निधियां जो खंड ( 5 ) के 


5859 GI/2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


qocah Ut a Cs (5 .), de (7 ) TCE ( 33 ) T 3TTTTBT # T et tied that goce , 71684, 3T2T 3T Bich te 
HIGIT; 

[erferyat T . 120/2016 / 41. . 370142/6 /2016 - 419 ] 

डॉ टी . एस . मपवाल , अवर सचिव 
टिप्पण - प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देकर , इस संबंध में किसी पर भी प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st December, 2016 
S . O .4110 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 285BA read with section 295 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income- tax 
Rules, 1962, namely : 
1 . (1 ) These rules may be called the Income- tax ( 35th Amendment) Rules, 2016 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force from the 7th August , 2015 . 
In the Income-tax Rules, 1962 , in rule 114F , in clause (1 ), in the Explanation , - 

in clause (g ), in sub - clause ( D ), for the words, brackets and letters " in sub - clause ( ii )” , the words, 

brackets and letter “ in sub - clause (B )” shall be substituted ; 
( II) in clause (h ), 


( 1) in sub - clause (i), in item ( E ), in the Explanation , for the words, brackets , letters and figure " item 

( A ) or ( B ) or from one or more retirement or pension funds that meets with the requirements of 
clauses (e ), ( f) or (g ) of Explanation to clause (1 )” , the words , brackets, letters and figure “ sub 
clauses (i) or ( ii) or from one or more retirement or pension funds that meets with the requirements 
of clauses ( E ), (F ) or (G ) of Explanation to clause (5 )” shall be substituted ; 


( 2 ) in sub -clause ( ii ), in item (D ) , in the Explanation, for the words, brackets , letters and figure " item 

( A ) or (B ) or from one or more retirement or pension funds that meets the requirements of clauses 
(e ), (f) or ( g) of Explanation to clause ( 1) ” , the words, brackets, letters and figure “ sub- clauses (i) 
or ( ii ) or from one or more retirement or pension funds that meets with the requirements of clauses 
(E ), (F ) or (G ) of Explanation to clause (5 )” shall be substituted . 


[Notification No. 120 / 2016 /F .No.370142/06 / 2016 - TPL ] 

Dr. T.S . MAPWAL , Under Secy. 
Note : It is certified that by giving retrospective effect to the present notification , no one will be adversely effected in this 
regard . 

Nishok 
Kumar Paria 


Digitally signed by 
Nishok Kumar Paria 
Date : 2016 . 12 . 22 19 :54:50 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


